पंजी . क्रमांक भोपाल डिवीजन 
म . प्र. - 108 - भोपाल - 09 - 11 . 


मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक 
परिमंडल , के पत्र क्रमांक 22 / 153, 
दिनांक 10 - 1 - 06 द्वारा पूर्व भुगतान 
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी 
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत . 


Map 


man 


- 
ससा 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 522 ] 


भोपाल, मंगलवार, दिनांक 28 सितम्बर 2010 – आश्विन 6, शक 1932 


विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश 


भोपाल, मंगलवार , दिनांक 28 सितम्बर , 2010 ( आश्विन 6, 1932 ) 


क्र. 19638 - वि. स. -विधान- 2010.--- मध्यप्रदेश विधान मंडल नेता प्रतिपक्ष ( वेतन तथा भत्ता ) अधिनियम, 1980 (क्रमांक 8 सन् 
1980 ) की धारा 13 के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचना एतद्द्वारा प्रकाशित की जाती है: 


अधिसूचना 


" श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा का दिनांक 24 सितम्बर, 2010 को निधन हो जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश 

विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष का पद उक्त दिनांक से रिक्त हो गया है. ". 


डॉ . ए. के . पयासी 

प्रमुख सचिव , 
मध्यप्रदेश विधान सभा. 


1043 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2010 . 


